रजिस्ट्री स. डी० एल०- 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


मयमेव जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग || - खण्ड 3 .- उप - खण्ड ( i ) 
PART I - - Section 3 -- Sub-section (1) 


05 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 207 ] 
No . 207 ] 


मई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 29 , 1999 / वैशाख 9 , 1921 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29 , 1999 /VAISAKHA 9, 1921 


- 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 अप्रैल , 1999 

सं. 48 / 99 - सीमाशुल्क 
सा. का .नि . 299 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वार्षिक अग्रिम अनुज्ञप्ति ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुज्ञप्ति 
कहा गया है ) के अधीन भारत में आयात की गई सामग्री को निर्यात और आयात नीति के पैरा 7 - 4क के निबंधनों और शर्तों के वास्तविक उपभोक्ता सहित 
उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और उक्त 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है , 
अर्थात् : 
(i ) यह कि आयात की गई सामग्री, मूल्य, मात्रा, वर्णन, क्वालिटी और तकनीकी लक्षणों के संबंध में इस अधिसूचना से उपाषद्ध अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट प्ररूप मे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी वास्तविक उपयोगिता शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रमाणपत्र कहा गया है ) के अंतर्गत जाती है । 
यह कि आयातकर्ता, से आयातित सामग्री की निकासी के समय ऐसी प्रतिभू या प्रतिभूति सहित ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए ऐसा 
बंधपत्रनिष्पादित करता है जिसे सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जिसमें वह स्वयं को उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर 
राशि मांग करने पर उसका संदाय करने के लिए आबद्धकर करे किन्तु ऐसी आयातित सामग्री की बाबत जिसके संबंध में इस अधिसूचना 
में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया गया है छूट के लिए उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की 
दर सहित राशि का संदाय करता है ; 

परन्तु यह कि बंधपत्र संपूर्ण निर्यात बाध्यता के निर्मोचन के पश्चात् किए गए आयात के संबंध में आवश्यक नहीं होगा ; 
( iii ) यह कि उक्त अनुज्ञप्ति और उक्त प्रमाणपत्र आकलन के लिए निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते 


( iv ) 


यह कि आयात और निर्यात, मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, हजीरा, काकिनाडा, कांडला, मेंगलोर, मार्मगोबा, मद्रास, नौसेवा परादीप , 
पीपावेव, सिक्का, तूतीकोरिन और विशाखापतनम स्थित समुद्री पत्तनों की मार्फत या अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कलकत्ता, 
कोयम्बटूर , दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और वाराणसी स्थित वायुपत्तनों की मार्फत या आगरा , बंगलोर, कोयम्बटूर , 


1295GI / 09 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SFC . 3 (i)]] 


दिल्ली, फरीदाबाद, गोहाटी , गुन्टूर, हैदराबाद , जयपुर , जालन्धर , कानपुर लुधियाना, मुरादाबाद , नागपुर, पिम्परी ( पुणे ), पीतमपुर 
( इन्दौर ), सूरत, तिरुपुर और वाराणसी स्थित किसी अन्तरदेशीय आधार, डिपो की मार्फत किया जाता है : 

परन्तु यह कि सीमाशुल्क आयुक्त विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शतों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी 
अन्य समुद्री पत्तन, वायुपत्तन या अन्तरदेशीय आधान डिपो की मार्फत या किमी भूसीमा - शुल्क केन्द्र की मार्फत आयात और निर्यात को 

अनुज्ञात कर सकेगा; 
( v ) निर्यात और आयात नीति के पैरा 4 - 15 के अधीन स्थापित प्राइवेट बंधित भाण्डागार गृह से आयातित सामग्रियों के संसाधन को अनुज्ञात 

किया जाएगा ; 
( vi ) यह कि निर्यात बाध्यता उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी 

द्वारा भारत में विनिर्मित अंतिम उत्पादों का निर्यात करके मंजूर की जाती हैं और जो उक्त प्रमाणपत्र ( जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतिम 

उत्पाद कहा गया है ) के भाग " ई में विनिर्दिष्ट हैं , उन्मोचित की जाती है ; 
( vii ) यह कि आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के समाधनप्रद रूप में निर्यात बाध्यता का, उसके पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि की 

समाप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर या इस प्रकार बढ़ाई गए अवधि के भीतर जो उच्च सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे , 

उन्मोचन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है ; 
( viii ) छूट प्राप्त सामग्री का निर्यात बाध्यता के उन्मोचन में उपयोग के सिवाए या ऐसी सामग्री की पुन: पूर्ति के सिवाए किसी अन्य रीति में व्ययन 

या उपयोग नहीं किया जाएगा और इस प्रकार पुनःपूर्ति सामग्री का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या अंतरण नहीं किया जाएगा ; 
( ix ) यह कि नियात गृह, व्यापार गृह , स्टार व्यापार गृह या सुपर स्टार व्यापार गृह प्रमाणपत्र के धारक वाणिज्यनिर्यातकर्ता को जारी किए गए 

उक्त प्रमाणपत्र के संबंध में , --- 
( क ) उक्त अनुज्ञप्ति में समर्थक विनिर्माता का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाता है और उक्त प्रमाणपत्र तथा शर्ते ( ii ) के निबंधनो 

में आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाने वाला अपेक्षित बंधपत्र , वाणिज्य ,निर्यातकर्ता और समर्थक निर्माता द्वारा इस अधिसूचना 
में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए उनको संयुक्त रूप मे और पृथक रूप से आबद्ध करते हुए संयुक्त रूप से 

निष्पादित किया जाएगा; और 
( ख ) छूट प्राप्त सामग्री का उपयोग शर्त ( viii ) के निबंधनों में ऐसे समर्थक विनिर्माता के कारखाने में किया जाता है ; 
( x ) यह अधिसूचना 1 जुलाई , 1999 से ही प्रवृत्त होगी । 

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में , -- 
(i ) "निर्यात और आयात नीति " से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997 -- 2002, तारीख 31 मार्च, 1997 द्वारा 

प्रकाशित निर्यात और आयात नीति , 1997 --2000 अभिप्रेत है ; 
( ii ) " अनुज्ञापन प्राधिकारी " से विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1992 ( 1992 का 22 ) की धारा 6 के अधीन नियुक्त 

महानिदेशक , विदेश व्यापार या उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी 

अभिप्रेत है ; 
( iii ) " सामग्री से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 

( क ) कच्ची सामग्री, संघटक , मध्यवर्ती उत्पाद, उपभोग्य वस्तुएं, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर और उपत प्रमाणपत्र के भाग ( ङ ) में विनिर्दिष्ट 

अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूर्जे; 
( ख ) अनुज्ञप्ति के मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा के किसी मूल्य के भीतर आवश्यक पूर्जे जो अंतिम उत्पाद के साथ निर्यात किए जाने 

अपेक्षित है ; 
( ग ) अंतिम उत्पाद को पैक करने के लिए अपेक्षित पैकेजिंग सामग्री । 

अनुसूची 
वास्तविक उपभोक्ता शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र 

भाग - 1 

( आयात ) 
( इसमें -- - - - - - - - - -- - - -- - - - पृष्ठ है ) 
क्रम संख्या - - - -- - - -- - - - -- - ( आयाप्त ) जारी करने की तारीख - - - - - - -- -- -- ---रजिस्ट्रीकरण पत्तन - - -- 
- - - - - - --- ( अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता ) को जारी किया गया । 

उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी को -- - -- - - - - -- द्वारा जारी की गई अमुज्ञप्ति संख्यांक - -- - - --- -- - - -- सारीख -- - - - - - -- - - के 
आधार पर आयातित और इस प्रमाणपत्र के भाग " ग " की सूची ( क ) में विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची के अन्तर्गत आने वाली सामग्री, भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 -~ ~ - -- -- /सीमाशुल्क , तारीख-- - - - -- - - - - - में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क 
से छूट की पात्र होगी । 


- - 


- 


- 


- - - - - 


[ भाग || - खण्ड 3 ( 1 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- -- - - - - - - - - --- - - 
आयातकर्ता उक्त अधिसूचना के निपंधनों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख से -- -- - - - - - -- -- मास के भीतर निर्यात 
बाध्यताओं का निर्वहन करेगा । 

माल की सीमाशुल्क से निकामी मे पर्व, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति / प्रतिभ के साथ एक बंधपत्र निष्पादित किया 
जाएगा । 

हस्ताक्षर 
अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा 

तारीख 

भाग - 2 
उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है । 

भाग- ख 
उन कारखानों के नाम और पते जहांनिर्यात के लिए परिणामी उत्पादों के सहायक उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है । 

भाग - ग 

आयात की सामग्रियों की सूची 
( क ) इस प्रमाणपत्र के अधीन आयात की जाने वाली सामग्री 
क्रम सं० आयात की मद 

क्वालिटी 

___ तकनीकी लक्षण 


. . - - - 


- 


- 


- - - - 


- . 


- 


- - - 


. 


.. ----- - - - 


- - - - -- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


.. - - - - . - 


- 


--- - - 


- 


मात्रा 


भाग 3 में परिणामी उत्पादों का क्रम संख्यांक 


लागत , बीमा और भाड़ा मूल्य भारतीय 
रुपए में और उसका समतुल्य अमरीकी 
डालर में 


- - - . - 


. - . 


- - - 


- 


3 


- 


( ख ) निर्यात उत्पादों में उपयोग किए जाने वाली अन्य आयातित सामगियां 
क्रम सं० 


वर्णन 


मात्रा 


मूल्य 


- - 


- - 


2 


भाग - घ 
सामग्री के आयात की विशिष्टियां । 
प्रवेशपत्र संख्यांक तारीख और 

आयात सीमाशुल्क सदन 


- 


. 


. 


- 


- 


क्रम 


भाग " ग में की 
सामग्री का सं० 


वर्णन 


, 


मात्रा और शुद्ध 


संख्या 


- 


- 


- 


- 


- - 


शुल्क की 


शुल्क को 
रकम 


दर 


लागत, बीमा यदि छूट न होती तो उदग्रहणीय शुल्क 
और भाड़ा मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की 

पहली अनुसूची का शीर्ष सं. और अति 
रिक्त शुल्क उदग्रहण के लिए केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 

की अनुसूची में शीर्ष सं. 


नाम पदनाम और मुद्रा 
सहित सीमा शुल्क 
अधिकारी के 
हस्ताक्षर 


8 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


( भाग 3 और भाग च इस डी ई ई सी के निर्यात भाग में दिए गए हैं ) 

भाग - छ 
ऐसी सामग्री पर संदत्त शुल्क जिसको बाबत उक्त अधिसूना को शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है । 
क्रम सं . भाग घ में क्रम सं. जिसके अधीन सामग्री उस सामग्री का वर्णन, मात्रा और मूल्य , उद्ग्रहणीय शुल्क की दर 
के आयात की प्रविष्टि की गई है जिस पर शुल्क सदंत किया गया है ( i) आधारिक 

( ii ) अतिरिक्त 
( iii ) अन्य 


सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर 


(i ) शुल्क 
( ii ) ब्याज की रकम 


उन दस्तावेजों की विशिष्टियां 
जिनके द्वारा शुल्क दिया गया 


. 


5 


वास्तविक उपभोक्ता शुल्क छुट हकदारी 

प्रमाणपत्र 
भाग - 2 

( निर्यात ) 
( इसमें ----- - - - - - - -- - - - - - - - पृष्ठ हैं ) 
कम संख्यांक - - - - - - - - - - . -- (निर्यात ) जारी करने की तारीख - -- - - - - - - 
रजिस्ट्रीकरण पता - - - - - - - - - 

- - - - - ( अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता ) को - - -- . ...-- 
जारी किया गया 
उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी को , - - - - 

- -- - - - द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्यांक - -- -- - 
तारीख - - - - - - - - - के आधार पर आयातित और इस प्रमाणपत्र के भाग " ग की सूची ( क ) में विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची के अंतर्गत आने 
वाली सामग्री, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. - -- - - - - - / सीमाशुल्क तारीख - - - 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से छूट की पात्र होगी । 

अनुज्ञप्तिधारी उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख से - - - -- - - - - - मास के भीतर निर्यात 
बाध्यताओं का निर्वहन करेगा । 
माल की सीमाशुल्क से निकासी से पूर्व, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति / प्रतिभू के साथ एक बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा । 

हस्ताक्षर 
अनज्ञापन प्राधिकारी की मुद्रा 

तारीख - - - -- - - - - - 

भाग - - क 
उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है । 


भाग ख 
उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों के सहायक उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है । 


( भाग - ग में भाग घ इस डी ई ई सी के निर्यात भाग में दिए गए हैं ) 


[ भाग [[-- खण्ड (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


भाग 

परिणामी उत्पाद 
क्वालिटी 


क्रम सं . 


वर्णन 


तकनीकी लक्षण 


मात्रा 


भाग ग में सामग्री का क्रम सं . 


पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
( रुपयों में , अमरीकी डालर में ) 


भाग -- च 

निर्यात की विशिष्टियां 
लदान के सीमाशुल्क सदन पोत परिवहन पत्र सं. और 
का नाम 

तारीख 


क्रम सं. 


भाग ख में परिणामी 
उत्पाद का क्रम सं . 


जलयान का नाम और जलयान की 
बर्हिगमन प्रविष्टि 


5 


1 


मात्रा 


उत्पाद का शुद्धभार 


पोन परिवहन पत्र के अनुसार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य , 
वर्णन 

रुपयों में / अमरीकी डालर में 


नाम, पदनाम और मुद्रा सहित 
सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर 
और टिप्पणियां, यदि कोई हों 


10 


भाग - ज 
किए गए आयात और निर्यात का विवरण 


किए गए आयात के ब्यौरे 


क्रम सं . 


भाग ग का क्रम सं . 


वर्णन 


नियातित मात्रा 


लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य 
रुपयों में उसका समतुल्य अमरीकी 
डालर में 


5 


किए गएनिर्यात के क्यौरे 


क्रम सं . 


भाग ङ का क्रम सं . 


वर्णन 


नियातित मात्रा 


पोत पर्यन्त नि : शुल्क मूल्य 
रुपयों में उसका समतुल्य 
डालर में 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ||-- Sec . 3 (1)] 


1. मैं /हम घोषणा करता हूं/ करते है कि इस विवरण में दी गई जानकारी सही है । 

2. मैं /हम घोषणा करता हूं/ करते है कि इस डी ई ई सी के अधीन किए गए निर्यात की पाबत केंद्रीय उत्पादशल्क नियम , 1944 के नियम 
12 ( 1 ) ( u ) fitya 13 37447 714 TIGI TT female 

RTR - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TRI TT TTTA -- - - - - - - - - - 


- - - - - - 


1 


4114 - - - 

- - 

RT TI - - 
चार्टर्ड एकाउंटेंट/ लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणपत्र 

मैंने आवेदक के फर्म के वास्तविक आयात और निर्यात की , जो ऊपर दिया गया है , जांच की है और उसे सही पाया है । 


FENE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - 
GPI # " - - - - - - - - - - - - - 

( 911. H . 605/309/99 - 744 ] 

संदीप आहुजा, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th April, 1999 

No. 48 /99 CUSTOMS 
G . S . R . 299 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the CustomsAct, 1962 (52 
of 1962 ), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts materials 
imported into India against an Annual Advance Licence (hereinafter referred to as the said licence ), with Actual User 
condition in termsof para 7. 4A of the Export and Import Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which 
is specified in the First Schedule to the Custoins Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and froin the whole of the additional duty 
leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely : 
(i) that the material imported are covered by an Actual User Duty Exemption Entitlement Certificate (hereinafter 

referred to as the said certificate ), issued by the Licensing Authority in the forn specified in the Schedule annexed 
to this notification , in respect of the value , quantity , description , quality and technical characteristics : 
that the iinporter at the time of clearance of the imported inaterials executes a bond with such surety or security 
and in such form and for such suin as may be specificd by the Assistant Commissioner of Customs binding 
himself to pay on demand an amount cqual to the duty leviable , but for the exemption , on the imported materials 
in respect of which the conditions spécitied in this notification have not been compiled with , together with 
interest at the rate of twenty -four percent per annum froin the date of clearance of the said materials : 

Provided that the bond shall not be necessary in respect of imports made after the discharge of export 
obligation in full ; 
( iii ) that the said licence and the said certilicate are produced before the proper officer of customs at the time of 

clearance for debiti 
( iv ) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Calcutta , Cochin , Hazira , Kakinada , 

Kandla, Mangalore, Murmagoa , Madras, Nhavasheve , Pradeep , Pipavav , Sihku , Tuticorin and Visakhapatnam , 
or through any of the airports al Ahinedabad , Bangalore , Bhubnesliwar, Mumbai, Calcuita , Coimbatore, Delhi, 
Ilyderabad , Jaipur, Madras , Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at 
Agra , Bangalore, Coimbatore , Delhi, Faridabad , Gauhati, Guntur, lyderabad , Jaipur, Jallandhar, Kanpur , 
Ludhiana , Moradabad , Nagpur, Pimpri (Pune) Pitampur:( Indore ), Surat, Tirupur and Varanasi : 

Provided that the Commissioner of Customsmay by special order and subject to such conditions asmay be 
specified by him , permit import and export through any other seat port, air port, or Inland Container Depot or 

Urough a land customs station : 
( v ) that the sourcing of the imported materials from Private Bonded Warehouses set up under para 4 . 15 of the Export 

and Import Policy would be allowed : 


( Ym 11 - 34 3 ( 1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(vi) that the export obligation is discharged within the period specified in the said certificate or within such extended 

period as may be granted by the Licensing Authority by exporting resultant products manufactured in India 

which are specified in Part E of the said certificate (hereinafter referred to as resultani products ) : 
(vii ) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Assistant 

Commissioner of Customs within a period of 30 days of the expiry of period allowed for fulfilment of export 

obligation , or within such extendod period as the said Assistant Commissioner of Customsmay allow ; 
(viii ) exempt materials shall not be disposed of or utilised in any manner except for utilisation in discharge of export 

obligation or for replenishment of such materials and thematerials so replenished shall not be sold or transferred 
to any other person : 
that in relation to the said licence issued to a Merchant Exorter holding Export House, Trading House , Star 
Trading House or Super Star Trading House Certificate , 
(a ) the name and address of the supporting manufacturer is specificd in the said licence and the said certificate 

and the bond required to be executed by the importer in terms of condition (ii) shall be executed jointly by 
the Merchant Exporter and the supportingmanufacturer binding themselves jointly and severally to comply 

with the conditions specified in this notification : and 
(b ) oxeinptmaterials are utilised in the factory of such supporting manufacturer in terms of condition ( viii). 
(x ) This notification shall come into force on and from the 1st July , 1999. 

Explanation : In this notification , - 
(i) “ Export and Import Policy " means the Export and Import Policy 1997 - 2002, published vide notification of the 

Government of India in the Ministry of Commerce No . 1/ 1997 -2002 dated the 31st March , 1997 . 
“ Licensing Authority " means the Director General of Foreign Trade appointed under Section 6 of the Foreign 
Trade (Development and Regulation ) Act , 1992 ( 22 of 1992 ) or an officer authorised by him to grant a licence 

under the said Act. 
( iii ) “ Materials" means - 
(a ) raw materials, components, intermediates, consumables, computer software and parts required for 

manufacture or resultant product specified in Part E of the said certificate ; 
mandatory spares within a value limit of 10 % of the value of the licence which are required to be exported 

alongwith the resultant product; and 
(c) packaging materials required for packing of resultant product. 

THE SCHEDULE 
ACTUAL USER DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE 

Part- 1 

(IMPORT) 
( This consists of . . . . . . . . . . . . pages ) 
Sl. No. . . . . . . . . . . . .(IMP ) Date of issue . . . . . . 
Port of Registration . . 
Issued to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(name and full address of the licence) 
Materials imported against licence No. . . . . . . . . . . . dated . . . . . . . . . . . . . issued by . . . . . . to the above licencee and 
covered by the list ofmaterials specified in list (a ) of Part C of this certificate would be cligible for cxemption from customs 
duties subject to the conditions specified in the notification of the Government of India , Ministry of Finance, Department of 
Revenue No. . . . . . . . Customs, dated the . . . . . . . . . . . . 1999. 

The importer shall dischare the export obligation in terms of the said notification within . . . . . . . . . months from 
the date of issue of licence . 

Bond with security /surety in terms of the said notification shall be executed before clearance of the goods from the 
Customs. 

Signature 
Seal of licensing authority 

date 


(b ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part II- SEC 3(1)] 


PART- A 
Name and addresses of the factories where the resultant products for export are manufactured . 

PART - B 
Name and addresses of factories where the ancillaries to the Resultant products for export are manufactured . 

PART - C 

List of Materials of Import 
(a ) MATERIALS TO BE IMPORTED UNDER THIS CERTIFICATE 


SI, No. 


Item of Import 


Quality 


Technical Characteristics 


( 1 ) 


. 


(2 ) 


(3 ) 


Quantity 


CIF Value in Indian Rs, and in 
equivalent to US $ 


S . No. of the resultant products in Part E 


( 5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(b ) 


OTHER IMPORTED MATERIALS TO BE USED IN EXPORT PRODUCT 


SI. No. 


Description 


Value 


(1 ) 


(2 ) 


(4 ) 


Quantity 

(3 ) 

PART- D 
Particulars of Import of Materials 


SI. No 


Description 


Quantity and Net weight 


No. of the 
materials in 
part - C 


Bill of Entry No. 
date and Customs 
House of Import 


2 


5 


. 


1 


CIF Value Duty leviable but for exemption 

Signature of the CustomsOfficer : 
Heading No. of the 

Rate of duty Amount of duty with Name, Designation and Seal 
First Schedule to 
the Customs Tariff 
Act, 1975 and 
Heading No . in 
the Schedule to 
the Central Excise 
Tariff Act, 1985 
for levy of Addi 

tional Duty 
(6 ) . 

(8 ) (9 ) 

( 10 ) 
(Parts E and F figure in the Export Part of this DEEC ) 

PART- G 
Duties paid on materials in respect of which the conditions of said notification are not compiled with 


SI, No. 


Sl. No . in Part D under 
which the import of the 
materials has been entered 


Description, Quantity and value 
of materials on which duty paid 


Rate of duty leviable (i) Basic 
( ii) Additional ( iii ) Other 


(2 ) 


( 4 ) 


Particulars of duty paying documents 


Signature of the Customs officer 


Amount of 
(i) Duty 
( ii) Interest 


(5 ) 


(6 ) 


[ YTT 11 – 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ACTUAL USER DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE 

PART - 2 

(EXPORT ) 
( This consists of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pages) 
Sl. No . . . . . . . . . .(Exp ) date of issue . . . . . . . . . . . . 
Port of Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Issued to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . (name and full address of the licencee ) 
Materials imported against Licence No. . . . . . . dated . . . . . . . issued by . . . . . . . . to the above licencee and covered 
by the list of materials specified in list (a ) of Part C of this certificate would be eligible for exemption from customs duties 
subject to the conditions specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance Department of Revenue 
No. . . . . . . . . . Customs, dated the . . . . . . . . . . . . . . . 1999 , 
The licencce shall discharge the export obligation in terms of the said notification within ... 

. .. months 
from the date of issue of licence. 

A Bond with surety /security in terms of the said notification , shall be executed before clearance of the goods from 
the Customs, 

Signature 
seal of licensing authority 

dated 

PART — A 
Name and addresses of the factories where the Resultant products for export are manufactured . 


- 


PART – B 
Name and addresses of the factories where the ancillaries to the Resultant products for export are manufactured . 


( Part C and D figure in the Imports Parts of this DEEC ) 

PARTE 
Resultant products 
Quality Technical 

Characteristics 
( 3 ) 

( 4 ) 


Sl. No. 
(1) 


Description 

(2) 


Quantity 


Sl. No. of the materials in Part - C 


FOB Value in 
Rs./US $ 


(5 ) 


(6 ) 


SI.NO. S .No. of the resultant 

product in Part B 
(1) (2 ) 


PART — F 
Name of the Customs Shipping Bill No. 
House of Shipment and date 

(3 ) 


Name of the Vessel and 
outward entry of the vessel. 


yu 


FOB value in Rs./US $ 


Quantity Net weight of the 

product 


Description as per the 
Shipping Bill 


Signature of customs Officer 
with name, designation and 
Seal and remarks if any 

(10 ) 


(6 ) 


(7) 


(8) 


79) 


1295 / 61/ 99- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( 1)] 


PART - H 
Statement of imports and exports made 


Details of Imports made : 
SI. No. S. No. of Part C 


Description 


Quantity 
Imported 


CIF Value in Rs./ in equivalent 
to US $ 

( ड ) 


___ (1) 


( 2 ) 


(3 ) 


Details of Exports made : 
SINo. S. No. in Part E 


Description 


FOB Value in Rs./ in equivalent 


Quantity 
Exported 


USS 


(1) 


( 2) 


( 5 ) 


1. I/ We hereby declares that information given in this statement is correct. 

2. I/ We hereby declare that no benefit under rule 12 ( 1) ( b) or rule 13 (1 ) (b ) of Central Excise Rules, 1944 has been 
availed in respect of exports made under this DEEC . 

Signature 
Name of the Signatory ....... 
Designation ..... 
Full Address 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Certificate of Chartered Account/ Cost Accountant 

I have examined the applicant firm s actual imports and exports as given above and find them as correct. 
Signature ............. 
Seal ......... .. 
Membership No . ......... 

[ E. No. 605/ 39/ 99 -DEK ] 

SANDEEP AHUJA , Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999 

सं. 49 / 99 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 300( अ ) : - केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचनाओं का , उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 

सारणी 
क्र . सं . अधिसूचना सं. और तारीख 

संशोधन 


( 3 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
1. 79/ 95 - सीमाशुल्क , तारीख 31 - 3 - 1995 
2. 80/ 95 - सीमाशुल्क , तारीख 31 -3- 1995 
3. 31/ 97 - सीमाशुल्क , तारीख 1 - 4 - 1997 


प्रत्येक अधिसूचना में , -- 

( क ) शर्त (iv) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, 
अर्थात् 
" आयात और निर्यात मुम्बई, कलकत्सा, कोचीन , हजीरा, काकीनाडा 
कांडला, बंगलोर, मार्मोगोआ, मद्रास, नावा, शेवा, पारादीप, पिपाव , 
सिक्का, तूतीकोरिन और विशाखापतनम स्थित समुद्री पसनों के 
माध्यम से या अहमदाबाद, बंगलौर , भुवनेश्वर , मुम्बई , कलकत्ता, 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 
कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद , जयपुर, मद्रास, श्रीनगर , त्रिवेन्द्रम 
और वाराणसी स्थित विमानपत्तनों में से किसी के माध्यम से या 
आगरा, बंगलोर , कोयम्बतूर, दिल्ली , फरीदाबाद, गुवाहाटी, गन्दूर, 
हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कानपुर , लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर , 
पिम्परी ( पुणे ), पीतमपुर ( इंदौर ), सूरत, तिरुपुर और वाराणसी 
स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं में से किसी के माध्यम से किए 
जाते हैं "; 

( ख ) शर्त (vi) के परन्सुक में " एफड्राइन और सीडाएफड्राइम " 
शब्दों के स्थान पर " एफडाइन , सीडाएफड्राइन विटामिन , पेन - जी 
और उनके व्युत्पन्नी " शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 605/ 39 / 99 - डी . बी . के .] 

संदीप आहूजा, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 79/ 95 - सीमाशुल्क, तारीख 31 -3 - 1995, सा. का .नि . सं. 308( अ ), तारीख 31 - 3 - 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 

अन्तिम संशोधनकारी अधिसूचना सं0 90/ 97 - सीमाशुल्क , तारीख 19 - 12 - 1997 , सा . का . नि . सं. 708 ( अ ) तारीख, 19 - 12 - 1997 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी । मूल अधिसूचना सं. 80/95- सीमाशुल्क , तारीख 31 -3 - 1995, सा. का .नि . सं. 309( अ ), तारीख 31 - 3 - 1995 द्वारा 
प्रकाशित की गई थी और अन्तिम संशोधनकारी अधिसूचना सं० 91/ 97 - सीमाशुल्क , तारीख 19- 12 - 1997, सा. का. नि . सं. 709 ( अ ), तारीख 
19 - 12 - 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी । मूल अधिसूचना सं. 31/ 97 - सीमाशुल्क, तारीख 1-4 - 1997 , सा . का. नि . सं. 187 ( अ ), तारीख 
1 - 4 - 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम संशोधनकारी अधिसूचना सं० 10/98 - सीमाशुल्क , तारीख 23 - 4 - 1998, सा. का. नि. सं . 
202 ( अ ) , तारीख 23 - 4 - 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th April, 1999 

NO . 49 /99-CUSTOMS 
G .S . R . 300 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the CustomsAct, 1962 ( 52 of 
1962), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following 
further amendmonts in the notifications of the Govemment of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), 
specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed in the manner specified in column ( 3 ) of the said Table . 

TABLE 


SI. No . 


Notification No . and date 


Amendment 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. 79/ 95 -Customs dated 31 - 3 -1995 
2. 80/95- Customs dated 31-3- 1995 
3. 31/97 - Customs dated 1 -4- 1997 


( 3 ) 
In each of the notifications, - 

(a ) for condition ( iv ), the following condition shall 
be substituted, namely,-- 
" that the imports and exports are undertaken through 
the sea ports at Mumbai, Calcutta , Cochin , Hazira , 
Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, 
Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav Sikka, Tuticorin and 
Visakhapatnam or through any of the airports at 
Ahmedabad , Bangalore , Bhubaneshwar, Mumbai, 
Calcutta, Coimbatore , Delhi, Hyderabad, Jaipur, 
Madras, Srinagar , Trivandrum and Varanasi or through 
any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, 
Coimbatore , Delhi, Faridabad , Gauhati, Gunture, 
Hyderabad , Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, 

Moradabad, Nagpur, Pimpri ( Pune ), Pitampur ( Indore), 
Surat, Tirupur and Varanasi :" ; 


12 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (1)] 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
(b ) in the proviso to condition ( vi ), for the words 
" Ephedrine and Pseudoephedrine ", the words 
" Ephedrine . Pseudoephedrine. Vitamins, Pen- G and 
their derivatives " shall be substituted . 


__ [ F. No . 605/39/99-DBK ] 

SANDEEP AHUJA , Under Secy . 
NOTE : The principal notification No. 79/ 95 -Customs, dated 31 -3 - 1995 was published vide GSR No. 308( E ) dated 

31 - 3 - 1995 and the last amending notification No. 90 /97- Customs dated the 19 - 12 -1997 was published vide GSR No . 
708( E) dated the 19 -12- 1997 . The principal notification No . 80/ 95- Customs dated the 31 - 3 - 1995 was published vide 
GSR No . 309 ( E ) dated the 31 - 3 - 1995 and the last amending notifications No. 91 /97 - Customs dated the 19 - 12 - 1997 
was published vide GSR No. 709 (E ) dated the 19 - 12 - 1997 . The principal notitication No. 31/ 97 -Customs dated 
1 - 4 - 1997 was published vide GSR No. 187 (E ) dated 1-4 - 1997 and the last amending notification No. 10 /98-Customs 
dated 23 - 4- 1998 was published vide GSR No. 202( E ) dated 23 -4 - 1998. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1999 


सं . 50 / 99 - सीमाशुल्क 
सा. का. नि . 301( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं . 32 /97 - सीमाशुल्क , तारीख 1 अप्रैल, 1997 का , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , शर्त (vi) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" (vii ) यह कि आयात किए जा रहे माल निर्यात और आयात नीति में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध मद के नहीं हैं । " 

[ फा. सं . 605/ 39/ 99 - डी . बी. के. ] 

संदीप आहूजा, अवर सचिव 
टिप्पण : अधिसूचना सं0 32/97 - सीमा - शुल्क , तारीख 1 अप्रैल , 1997 को भारत के राजपत्र , असाधारण, तारीख 1 अप्रैल, 1997 [ सा. का .नि. सं. 
. 188 ( अ ), तारीख 1 अप्रैल, 1997 में ] प्रकाशित की गई थी और उसका अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं. 1/99 - सीमा - शुल्क , तारीख 

1 -1 - 1999 [ सा . का .मि . सं. 1 ( अ ), तारीख 1- 1 - 1999 ] द्वारा किया गया । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th April, 1999 

NO . 50 /99- CUSTOMS 
G .S . R . 301( E ). — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 1962 (52 of 
1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following 
further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), 
No. 32 / 97-Customs, dated the 1st April, 1997 namely : 

In the said notification , after condition (vi), the following condition shall be inserted , namely , — 
" (vii) that the goods being imported are not prohibited items specified in the Export and Import Policy" . 

[ F. No. 605/39/99-DBK ] 
SANDEEP AHUJA , Under Secy. 


NOTE : Thc notification No. 32 /97 -Customs, dated the 1st April , 1997 was published in the Gazette of India , Extraordinary , 

dated the 1st April , 1997 (G . S .R . 188 ( E ), dated the 1st April , 1997) and it was last amended by notification No. 1/99 
Customs dated 1 - 1 -1999 [ GSR No. 1 ( E) dated 1 - 1 - 1999] . 


2797j published in the enders of India.sixrnordinary 


[ भाग II -- खण्ड ३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 अप्रैल , 1999 

सं. 51 / 99 - सीमाशुल्क 
सा. का . नि . 302( अ ) .- - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचनाओं का , उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन करती है । 

सारणी 
क्र . सं . अधिसूचना सं. और तारीख 

संशोधन 


( 3 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
1. 148/95- सीमाशुल्क , तारीख 19 - 9 - 1995 1 

प्रत्येक अधिसूचना में , शर्त (iv) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त 
2. 149 /95 - सीमाशुल्क , तारीख 19 - 9 - 1995 

रखी जाएगी, अर्थात् : 
3. 30 / 97 - सीमा - शुल्क, तारीख 1 -4 -1997 

" यह कि आयात और निर्यात मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, हजीरा, 
काकीनाडा, कांडला, मैंगलोर, मारमागोवा, मद्रास, नावा शेषा , 
पैराद्वीप, पीपावष, सिक्का , तूतीकोरिन और विशाखापट्नम स्थित 
समुद्री पत्तनों के माध्यम से या अहमदाबाद , बंगलौर, भुवनेश्वर , 
मुम्बई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, 
त्रिवेन्द्रम और वाराणसी स्थित विमानपत्तनों में से किसी के माध्यम से 
या आगरा, बंगलौर , कोयम्बतूर, दिल्ली, फरीदाबाद , गुवाहाटी, गुन्दर, 
हैदराबाद, जयपुर, जालंधर कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद , नागपुर, 
पिस्परी ( पुणे ) पीतमपुर ( इंदौर ), सूरत , तिरूपुर और वाराणसी 
स्थित अंतर्देशीय आघान डिपों में से किसी के माध्यम से किए 

जाते हैं ; " 
4 . 77/ 98 - सीमाशुल्क , तारीख 16--10 - 1998 

शर्त ( viii ) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, 
अर्थात् : -- 
" यह कि आयात और निर्यात मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, हजीरा , 
काकीनाडा, कांडला, मैंगलोर, मारमगोवा, मद्रास, नावाशेवा, 
पैराद्वीप, पीपावध, सिक्का, तृतीकोरिन और विशाखापट्नम 
स्थित समुद्री पत्तनों के माध्यम से या अहमदाबाद, बंगलौर , 
भुवनेभर , मुम्बई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर , 
मद्रास, श्रीनगर,त्रिवेन्द्रम और वाराणसी स्थित विमानपत्तनों में से 
किसी के माध्यम से या आगरा, बंगलोर, कोयम्बतूर, दिल्ली, 
फरीदाबाद , गुवाहाटी, गुन्टूर , हैदराबाद , जयपुर , जालंधर, कानपुर , 
लुधियाना, मुरादाबाद , नागपुर, पिम्परी ( पुणे ), पीतमपुर ( इंदौर) , 
सूरत , तिरूपुर और वाराणसी स्थित अंतर्देशीय आघान डिपों में से 
किसी के माध्यम से किए जाते हैं । " 

[ फा . सं. 605 / 39 / 99 - डी . बी. के. ] 

संदीप आहूजा, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 148 / 95 - सीमाशुल्क , तारीख 19 - 9 - 1995 और अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं092/ 97 - सीमा - शुल्क , तारीख 18 - 12 - 1995 

द्वारा किया गया जो सा . का. नि . सं . 710( अ ), तारीख 19 - 12 - 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी । मूल अधिसूचना सं . 149/ 95 - सीमा - शुल्क , 
तारीख 19 - 9 - 1995 सा . का. नि . सं . 658( अ ) , तारीख 19 - 9 - 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं0 93/ 97 
सीमाशुल्क , तारीख 19 - 12 - 1997 द्वारा किया गया जो सा. का. नि . सं . 711 ( अ ), 19 - 12 - 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी । मूल अधिसूचना सं . 
30/97 - सीमाशुल्क , तारीख 1 - 4 - 1997 सा . का . नि . सं. 186 ( अ) , तारीख 1 - 4 - 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम संशोधन 
अधिसूचना सं0 10/ 98 - सीमाशुल्क , तारीख 23 - 4 - 1998 द्वारा किया गया जो सा . का. नि . सं. 202( अ ), 23 - 4 - 1998 द्वारा प्रकाशित की गई 
थी । मूल अधिसूचना सं. 77/ 98 - सीमाशुल्क , सारीख 16 - 10 - 1998 सा. का. नि . सं. 623 ( अ ), 16 - 10 - 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


1295GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I Sec . 3 (1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 29th April, 1999 

NO . 51/99 - CUSTOMS 
G . S. R . 302( E ). - In exercise of the puwers ccnferred ty sub-section (1) of section 25 of the CustomsAct, 1962 (52 of 
1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following 
further amendments in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), 
specified in column (2 ) of the Table hereto annexed in the manner specified in column (3 ) of the said Table . 


TABLE 


Amerdinent 


SI, No. Notification No. and date 
( 1 ) 

(2 ) 
1. 148/95 -Customs dated 19-9 - 1995 
2 . 149 /95 -Customs dated 19 - 9 - 1995 
3 . 30 /97 -Customs dated 1 - 4 - 1997 


( 3 ) 
In each of the notifications, for condition ( iv), the 
following condition shall be substituted , namely ,-- 

that the imports and exports are undertaken through 
the sea ports at Mumbai, Calcutta , Cochin , Hazira, 
Kakinada , Kandla, Mangalore , Marmagoa , Madras , 
Nhava Sheva , Paradeep , Pipavav, Sikka, Tuticorin and 
Visakhapatnam or through any of the airports at 
Ahmedabad , Bangalore , Bhubaneshwar, Mumbai, 
Calcutta , Coimbatore, Delhi, Hyderabad , Jaipur , Ma 
dras, Srinagar Trivandrum and Varanasi or through 
any of the Inland Container Depois at Agra, Banga 
lore, Coimbatore, Delhi, Faridabad ,Gauhati,Gunture , 
Hyderabad , Jaipur, Jalandhar, Kanpur , Ludhiana , 
Moradabad , Nagpur, Pimpri ( Pune ), Pitampur (Indore ), 
Surat, Tirupur and Varanasi :" 
For condition (viſi ), the following conditon shall be 
substituted , namely : 

that the imports and exports are undertaken through 
the sea ports at Mumbai, Calcutta , Cochin , Hazira , 
Kakinada, Kandla , Mangalore, Marmagoa , Madras, 
Nhava Sheva , Paradeep , Pipavav , Sikka , Tuticorin and 
Visakhapatnam or through any of the airports at 
Ahmedabad , Bangalore, Bhubaneshwar , Mumbai, 
Calcutta , Coimbatore, Delhi, Hyderabad , Jaipur, 
Madras, Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through 
any ofthe Inland Container Depots at Agra ,Bangalore, 
Coimbatore , Delhi, Faridabad , Gauhati, Gunture , 
Hyderabad, Jaipur, Jalandhar , Kanpur, Ludhiana, 
Moradabad ,Nagpur, Pimpri (Pune ), Pitampur (Indore ), 
Surat, Tirupur and Varanasi :" 


4 . 77/98- Customs dated 16 - 10 - 1998 


[F . No. 60 $ /39/99 -DBK ] 

SANDEEP AHUJA , Under Secy . 
NOTE : The principal notification No . 148/95 - Customs dated 19 -9 -1995 and the last amending notification No. 92 /97 

Customs dated 18 - 12 - 1997 was published vide GSR No. 710 (E ) dated 19 -12 - 1997 . The principal notification No. 
149/95 -Customs dated 19 9- 1995 was published vide GSR No. 658 ( E ) dated 19 - 9 - 1995 and the last amending 
notification No .93 /97- Customs dated 19 . 12 - 1997 was published vide GSR No . 711 ( E ) dated 
19 - 12 - 1997 . The Principal notification No. 30 /97 - Customs dated 1- 4 - 1997 was published vide GSR No. 186 ( E ) dated 
1 -4 - 1997 and the last amending notification No . 10 / 98 -Customs dated 23 -4 - 1998 was published vide GSR No. 202( E ) 
dated 23 -4 - 1998. The principal notification No . 77/98- Customs dated 16 - 10 -1998 was published vide GSR No. 
623 (E ) dated 16 - 10 - 1998 . 


Printed by the Manager ,Govt.ofIndia Press ,Ring Road , Mayapuri,New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


